रजिस्ट्री सं . जी . ( जी . )- 12 


REGISTERED NO. D( D )-72 


। 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


- 
- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


- 


भाग II - I 3 - उप-खण (ii ) 
PART II - Section 3. - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- --- - 


श 


सं0 496 ] मई दिल्ली, मंगलवार, अक्तबर 28, 1980/ कातिक 6, 1902 
No. 496 ] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28 , 1980 /KARTIKA 6 , 1902 
- - - - - - 
इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Soparate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separato 

compilation 
- - - - -- - 

उद्योग मंभालय 
( औक्योगिक विकास विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 28 अक्तूबर , 1980 
का . आ . 865 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , हिन्द साइकिल लिमिटेड और सेन रेले 
लिमिटेड ( राष्ट्रीयकरण ) अध्यादेश , 1980 ( 1980 का 16) की धारा 8 की उपधारा 
( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि मैसर्स हिन्द 
माइकिा लिमिटेड का उपक्रम , जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिडला ग्राम , नागदा 
( मध्य प्रदेश में है और अपने उपक्रम के सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकार, हक 

और हित , जो उक्त अध्यादेश की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो 
गए हैं , केन्द्रीय सरकार में निहित सने रहने के बजाए , 29 अवतार , 1980 को 


875 GI/R0 


( 1613 ) 


1614 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (Part II - Sec . 3 ( fi ) 1 


= 


. 


और उससे भारतीय राष्ट्रीय बाइसिकिल निगम लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनी में 
निहित हो जाएंगे । 

( 97 . 98. TH . 6 . -49 (21) / 80 ] 

मनीश बहल , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th October , 1980 
8 . 0 , 865( E ).-- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of 
section 6 of the Hind Cycles Limited and Şen -Raleigh Limited (Nationalisation ) 
Ordinance , 1980 ( 16 of 1980 ), the Central Government hereby directs that the 
undertakings of Messrs. Hind Cycles Limited , having their registered office at 
Birlagton , Nagda (Madhya Pradesh ), and the right title and interest of the 
said company in relation to its undertaking , which have vested in the Cential 
Government under section 3 of the said Ordinanco , shall , instead of continuing 
to vest in the Central Government, vest in the Government company known 
as the National Bicycle Corporation of India Limited on and from the 28th 
day of October , 1980. 


[ File No . IME- 49( 21) / 80 .] 
MANISH BAHL , Jt. Secy . 


PRINTEL SY THE MANAGER , GOVT. OF INDLA PRESS, RING ROAD NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054, 1980 


